निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 4 वैशाख 1939 ( श0 ) 
( संo पटना 318) पटना , सोमवार , 24 अप्रील 2017 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

01 मार्च 2017 
सं0 2 / पी01 - 20 - 01 / 2016 गृ0आ0 -1791 — श्री पंकज कुमार शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक , बिहार सैन्य 
पुलिस- 2 डेहरी, अतिरिक्त प्रभार महिला बटालियन को स्थानान्तरित करते हुए तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पुलिस 
पदाधिकारी , सोनपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

देव नारायण मंडल, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 318 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic . in 


